PART 1 ) 


HARYANA VOVT GAZ., DEC . 2, 1980 (AGHN . 11 , 1902 SAKA ) 


1819 


दिनांक 18 नवम्बर, 1980 


कमांक 1924 - ज ( I) -80/40746.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को बार्षिक कीमत याली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई 
राशि एवं सनद में दी गई शनों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


न 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब से जागीर वार्षिक 
दी गई 

राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


1 


अम्बाला 


100 


श्रीमती शान्ति देवी , विधवा सी ० एन ० आई ० अम्बाला 
श्री रहमत मसीह चर्च, सदर बाजार , 

अम्बाला छावनी 


रबी , 1966 से 
रवी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
खरीफ़ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 


150 


300 


2 


नौनी 


वरी , 


150 


श्री खजान सिंह पुत्र श्री 
वधाबा सिंह 


1976 

से 
खरीफ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 


300 


3 


नसडौलो 


नरायणगढ 


खरीफ , 1980 से 


300 


श्रीमती बचन कौर , विधवा 

श्री सुन्दर सिंह 


क्रमांक 1600 -" -I-80/ 40755 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 

गया है और उसमें माज तक मंशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) (1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सोपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गंगा राम , पुत्र श्री फकीर चन्द, गांव मुमिम्बल , तहसील जगाधरी, 
जिला अम्बाला , को रबी , 1973 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वाषिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली पुद जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

कमांक 1701-ज ( I) -80/40750.- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1701- जा 
80/36587, दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 में श्रीमती पुन्ना देवी, विधवा श्री लछमन सिंह, के नाम सतर नं . 9 में रबी , 
1980 से 300 रुपये वाषिक की बजाये रखी , 1980 से 350 रुपये वार्षिक पढा जाये । 


रघुनाथ जोशी, 


विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


HARYANA RAJ 


BHAVAN 


The 13th November, 1980 


No. HRB - DSRB -22 ( 1). In exercise of the powers conferred by item No. (ii ) of sub - clause 
(b ) of clause (! ) of Statute 10 of the Schedule to Maharshi Dayanand University Act, 1975. the 
shancellor of Maharshi Dayanand University , Rohtak is pleased to nominate with immediate effect 
DIR ( Mrs.) Uma Sabharwal, Head . Department of Microbiology, Medical College, Rohtak, as a 
member of the Court of the said University , for a period of one year . 
Dateci Chandigarh , 

TIRLOCHAN SINGH , 
The 6th November, 1980 

Secretary to Governor, Haryana and 
Chancellor Maharshi Dayanand University . 


